निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1932 ( श ) 
( संo पटना 624 ) पटना , वृहस्पतिवार , 26 अगस्त 2010 


सं0 2 / सी0 - 10145 / 08 - सा0प्र0 - 7546 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


4 अगस्त 2010 
श्री रणजीत प्रसाद सिंह ( बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 740 / 08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काको, 
जहानाबाद के विरुद्ध राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने , 
मनमाने रूप से अभिकर्ता नियुक्त करने, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता 
बरतने, अभिलेखों का संधारण सही ढंग से नहीं करने , नियम विरूद्ध अधिक राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने , 
योजना का कार्यदेश मनमाने रूप से मास्टर रौल संधारित करने संबंधी जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा 
प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर 
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से मंतव्य प्राप्त की गई । 

2. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मंतव्य के 
सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार श्री सिंह को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

3. अतएव, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के कंडिका - 9 (1 ) 
( क ) में निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश / संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए श्री रणजीत 
प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0 ) को निलंबित किया जाता है । 

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुंगेर प्रमंडल निर्धारित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2010 


5. श्री सिंह को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम - 10 में निहित प्रावधानों के आलोक में जीवन -निर्वाह भत्ता देय होगा । 

6. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी एक प्रति श्री रणजीत प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0) को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धनाथ राम, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 624 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


